रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


10 - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


ला 
khanRRAIL 

errr . 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 — उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , मई 12 , 2017 / वैशाख 22 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY ,MAY 12, 2017 / VAISAKHA 22 , 1939 


सं. 363 ] 
No. 363] 


सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 11 मई, 2017 
सा . का .नि . 457( अ). - महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान ( एमगिरी) के संगम ज्ञापन के नियमों एवं विनियमों के खंड 
24 के उप - खंड 1 और 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्र सरकार के अनुमोदन से , महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण 
संस्थान ( एमगिरी) की कार्यकारी परिषद् की दिनांक 4 अक्तूबर , 2016 की राजपत्र अधिसूचना सा . का . नि . 951 ( अ ) में महात्मा गांधी 
ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी ) में समूह क ख और ग पदों पर भर्ती पद्धति को विनियमित करने हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित 
संशोधन करती हैः 

(i) इन विनियमों को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण भर्ती नियम (संशोधन ) , 2017 कहा जाएगा । 

( ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे। 
2. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान के लिए भर्ती नियमों में निम्नलिखित को अनुसूची में प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
नामतः 
महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम , 2017 ( संशोधन ) 

अनुसूची 
| क्रम. सं . पद का नाम | कॉलम | विद्यमान । 

| संशोधन 
| उपनिदेशक | 02 | (*) 06( 2016 ) 

* 06 ( 2016 ) संस्थान के निम्नलिखित छह प्रभागों के 
(*) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया | लिए एक - एक पदः 
जा सकता है। 

i. खादी और वस्त्र 
ii. जैव प्रसंस्करण और हर्बल 
iii. ग्रामीण रासायनिक उद्योग 
iv. ग्रामीण शिल्प और अभियांत्रिकी 
v . ग्रामीण ऊर्जा और अवसंरचना 
vi . प्रबंधन और पद्धति 
( *) कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में 
परिवर्तन किया जा सकता है । 


3105 GI/ 2017 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1 )] 


यी 


11 


02 


प्रधान 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 


अनिवार्यः विज्ञान अभियांत्रिकी / आवश्यकः 
प्रौद्योगिकी / प्रबंधन में मास्टर डिग्री निम्नलिखित क्षेत्रों में किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता के 
वांछनीयः विज्ञान / अभियांत्रिकी / | साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान / 
प्रौद्योगिकी / प्रबंधन में पीएचडी 

अभियांत्रिकी /प्रौद्योगिकी/ प्रबंधन में मास्टर डिग्रीः 
i. खादी और वस्त्र 
ii. जैव प्रसंस्करण और हर्बल 
iii . ग्रामीण रासायनिक उद्योग 
iv . ग्रामीण शिल्प और अभियांत्रिकी 
v. ग्रामीण ऊर्जा और अवसंरचना 
vi . प्रबंधन और पद्धति 
वांछनीयः उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में 
विशेषज्ञता के साथ विज्ञान/ अभियांत्रिकी / 

प्रौद्योगिकी/ प्रबंधन में पीएचडी । 
प्रोन्नति द्वारा; जिसके न होने पर | प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा; जिसके न होने पर सीधी 

प्रोन्नति संबंधित विद्याविशेष के फीडर संवर्ग से होगी 

उदाहरण स्वरूप खादी और वस्त्र प्रभाग । 
भर्ती द्वारा 
चयनः एमगिरी में इस ग्रेड में पाँच वर्ष की | चयनः एमगिरी में इस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित 
नियमित सेवा वाले प्रधान वैज्ञानिक सेवा वाले प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी तथा संबंधित 
अधिकारी । 

विद्याविशेष से कॉलम 7 में यथा उल्लिखित सीधी 
भर्तियों के लिए आवश्यक अपेक्षित शैक्षिक अर्हता 

रखने वाले । 
06( 2016 ) 

* 06 ( 2016) संस्थान के निम्नलिखित छः प्रभागों के 
( *) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया | लिए एक - एक पदः 
जा सकता है। 

i. खादी और वस्त्र 
ii. जैव प्रसंस्करण और हर्बल 
iii. ग्रामीण रासायनिक उद्योग 
iv. ग्रामीण शिल्प और अभियांत्रिकी 
v . ग्रामीण ऊर्जा और अवसंरचना 
vi. प्रबंधन और पद्धति 
( *) कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में 

परिवर्तन किया जा सकता है । 
अनिवार्यः अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ आवश्यकः 
विज्ञान/भियांत्रिकी /प्रौद्योगिकी /प्रबंधन में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता 
मास्टर डिग्री 

के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान / 
वांछनीयःविज्ञान/ अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/ अभियांत्रिकी /प्रौद्योगिकी/ प्रबंधन में मास्टर डिग्रीः 
प्रबंधन में पीएचडी 

i. खादी और वस्त्र 
ii. जैव प्रसंस्करण और हर्बल 
iii. ग्रामीण रासायनिक उद्योग 
iv . ग्रामीण शिल्प और अभियांत्रिकी 
v . ग्रामीण ऊर्जा और अवसंरचना 
vi . प्रबंधन और पद्धति | 
वांछनीयः उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में 
विशेषज्ञता के साथ विज्ञान / अभियांत्रिकी । 

प्रौद्योगिकी / प्रबंधन में पीएचडी । 
| प्रोन्नति द्वारा: जिसके न होने पर | प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा; जिसके न होने पर सीधी 

प्रोन्नति संबंधित विद्याविशेष के फीडर संवर्ग से होगी 

उदाहरण स्वरूप खादी और वस्त्र प्रभाग । 
भर्ती द्वारा । 


10 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


02 


वरिष्ठ 
वैज्ञानिक 
अधिकारी 


चयनः एमगिरी में इस ग्रेड में पाँच वर्ष की चयनः एमगिरी में इस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित 
नियमित सेवा वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक सेवा वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी तथा संबंधित 
अधिकारी । 

विद्याविशेष से कॉलम 7 में यथा उल्लिखित सीधी 

भर्तियों के लिए आवश्यक अपेक्षित शैक्षिक योग्यता । 
* 06( 2016 ) 

* 06 ( 2016) संस्थान के निम्नलिखित छः प्रभागों के 
( *) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया | लिए एक - एक पदः 
जा सकता है। 

i. खादी और वस्त्र 
ii. जैव प्रसंस्करण और हर्बल 
iii. ग्रामीण रासायनिक उद्योग 
iv. ग्रामीण शिल्प और अभियांत्रिकी 
v . ग्रामीण ऊर्जा और अवसंरचना 
vi. प्रबंधन और पद्धति 
(*) कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में 
परिवर्तन किया जा सकता है । 


अनिवार्यः अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ आवश्यकः 
विज्ञान / अभियांत्रिकी /प्रौद्योगिकी / प्रबंधन निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता 
में मास्टर डिग्री 

| के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान / 
वांछनीयःविज्ञान / अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी / | अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी /प्रबंधन में मास्टर डिग्रीः 
प्रबंधन में पीएचडी 

i. खादी और वस्त्र 
ii. जैव प्रसंस्करण और हर्बल 
iii. ग्रामीण रासायनिक उद्योग 
iv. ग्रामीण शिल्प और अभियांत्रिकी 
v. ग्रामीण ऊर्जा और अवसंरचना 
vi . प्रबंधन और पद्धति 
वांछनीयः उपर्युक्त क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में 
विशेषज्ञता के साथ विज्ञान / अभियांत्रिकी । 

प्रौद्योगिकी / प्रबंधन में पीएचडी । 
* 01( 2016) 

*01(2016) ग्रामीण शिल्प और अभियांत्रिकी में 
(*) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया । ( *) कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में 
जा सकता है। 

परिवर्तन किया जा सकता है । 


| फोरमैन 


| 02 


5 . 


02 


तकनीकी 
सहायक 


* 04( 2016) 

* 04 ( 2016) संस्थान के निम्नलिखित चार प्रभागों के 

लिए एक - एक पदः 
(* ) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया | i. खादी और वस्त्र 
जा सकता है। 

ii. जैव प्रसंस्करण और हर्बल 
iii. ग्रामीण रासायनिक उद्योग 
iv . ग्रामीण ऊर्जा और अवसंरचना 
( * ) कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में 

परिवर्तन किया जा सकता है । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा । 
भर्ती द्वारा 

प्रोन्नति संबंधित विद्याविशेष के फीडर संवर्ग से होगी 
उदाहरण स्वरूप खादी और वस्त्र प्रभाग । 


11 


एमगिरी में इस ग्रेड में पाँच वर्ष की कॉलम 2 के अंतर्गत उल्लिखित विशेष प्रभाग में 
नियमित सेवा वाले वरिष्ठ प्रयोगशाला | एमगिरी में इस ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा के 
सहायक । 

साथ वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


वरिष्ठ मैकेनिक | 02 


* 02 ( 2016) 

* 02( 2016) ग्रामीण शिल्प और अभियांत्रिकी में 
( *) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया । (* ) कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में 
जा सकता है। 

परिवर्तन किया जा सकता है । 


प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी 
भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा । 
प्रोन्नति संबंधित विद्याविशेष के फीडर संवर्ग से होगी 
उदाहरण स्वरूप ग्रामीण शिल्प और अभियांत्रिकी 
प्रभाग। 
प्रोन्नतिः एमगिरी में इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित 
सेवा के साथ मैकेनिक ( ग्रामीण शिल्प और 
अभियांत्रिकी)। 


11 


| प्रोन्नतिः एमगिरी में इस ग्रेड में पांच वर्ष 
की नियमित सेवा वाले मैकेनिक । 


7. 


मैकेनिक 


02 


* 02( 2016 ) 

* 02( 2016) ग्रामीण शिल्प और अभियांत्रिकी में 
( *) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया । (*) कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में 
जा सकता है । 

परिवर्तन किया जा सकता है । 


8 . 


02 


वरिष्ठ 
प्रयोगशाला 
सहायक 


* 04( 2016) 

* 04 ( 2016) संस्थान के निम्नलिखित तीन प्रभागों 
(*) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया | (i) और (ii ) के लिए एक - एक पद एवं (iii) के लिए दो 
जा सकता है । 

पदः 
i . खादी और वस्त्र ( एक पद ) 
ii . जैव प्रसंस्करण और हर्बल (एक पद ) 
iii. ग्रामीण रासायनिक उद्योग ( दो पद ) 
(*) कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में 
परिवर्तन किया जा सकता है । 


10 


प्रोन्नति द्वारा: जिसके न होने पर | प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / सीधी भर्ती द्वारा । 
प्रतिनियुक्ति द्वारा; जिसके न होने पर सीधी 

प्रोन्नति संबंधित विद्याविशेष के फीडर संवर्ग से होगी 

उदाहरण स्वरूप खादी और वस्त्र प्रभाग । 
भर्ती द्वारा । 


प्रोन्नतिः इस ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित प्रोन्नतिः कॉलम 2 के अंतर्गत उल्लिखित विशेष 
सेवा के साथ प्रयोगशाला सहायक प्रभाग में एमगिरी में इस ग्रेड में आठ वर्ष की 

नियमित सेवा के साथ प्रयोगशाला सहायक । 


9 . 


02 


प्रयोगशाला 
सहायक 


* 03( 2016 ) 

* 03( 2016) संस्थान के निम्नलिखित तीन प्रभागों के 
(*) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया | लिए एक -एक पदः 
जा सकता है । 

i. खादी और वस्त्र 
ii. जैव प्रसंस्करण और हर्बल 
iii. ग्रामीण रासायनिक उद्योग 
(* ) कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में 
परिवर्तन किया जा सकता है । 


[ फा . सं . ए- 12018/04/ 2016 - केवीआई- पी ] 

बी . एच . अनिल कुमार, संयुक्त सचिव 


[ ATT II - QU5 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF MICRO , SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 11th May, 2017 
G . S . R . 457 (E ) . - In exercise of the powers conferred by sub - clauses 1 and 2 of clause 24 of the Rules and 
Regulations of the Memorandum of Association of Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization (MGIRI) and 
with the approval of the Central Government, the Executive Council of Mahatma Gandhi Institute for Rural 
Industrialization hereby makes the following amendments in the G . S .R . 951 ( E ) dated 4th October, 2016 , Gazette 
Notification regulating the method of recruitment to the Group ‘ A ’, ‘B and C posts in the Mahatma Gandhi Institute 
for Rural Industrialization (MGIRI) as under: 
( i) This regulations may be called the Recruitment Rules for Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization 

( Amendment), 2017 . 
( ii ) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette . 
2 . In the Recruitment Rules for Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization , following shall be 
substituted in the schedule , namely : 
Recruitment Rules, 2017 (Amendments ) for the employees of MGIRI 

SCHEDULE 
Sl. No Name of the Column Existing 

Amendment 
Post 
Deputy 

* 06 (2016 ) 

* 06 ( 2016 ) 
Director 

( * ) Subject to variation (one post each for the following six Divisions 
depending on workload . of the Institute : 


02 


i. Khadi & Textiles 
ii . Bio Processing & Herbal 
iii. Rural Chemical Industries 
iv . Rural Craft & Engineering 
V . Rural Energy & Infrastructure 
vi. Management & System 


Essential: Master degree in 
Science / Engineering / 
Technology / Management 
Desirable: Ph . D . in 
Science /Engineering / 
Technology/ Management 


( * ) Number of posts are subject to variation 
depending on workload . 
Essential: 
Master degree in Science / Engineering / 
Technology /Management from a recognized 
University with specialization in one of the 
following fields: - 


i. Khadi & Textiles 
ii. Bio Processing & Herbal 
iii.Rural Chemical Industries 
iv . Rural Craft & Engineering 

v .Rural Energy & Infrastructure 
vi.Management & System 


Desirable : 
Ph .D . in Science / Engineering Technology / 
Management with specialization in one of the 
fields as mentioned above . 


10 


By promotion / deputation / direct recruitment. 


By promotion ; failing 
which by deputation ; 
failing which by Direct 
recruitment 


Promotion shall be from the feeder cadre of the 
concerned discipline . E .g:- Khadi & Textile . 


11 


Selection : Principal 
Scientific Officer with five 
years regular service in the 
grade in MGIRI. 


Selection : Principal Scientific Officer with 
five years regular service in the grade in 
MGIRI and possessing requisite educational 
qualification ( s ) required for direct recruits as 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1 )] 


mentioned in Column 7 from the concerned 
discipline . 
* 06 (2016 ) (one post each for the following six 
Divisions of the Institute : 


02 


Principal 
Scientific 
Officer 


* 06 (2016 ) 
(* ) Subject to variation 
depending on workload . 


i. Khadi & Textiles 
ii. Bio Processing & Herbal 
iii . Rural Chemical Industries 
iv . Rural Craft & Engineering 
V . Rural Energy & Infrastructure 
vi. Management & System ) 
(* ) Number of posts are subject to variation 
depending on workload . 


Essential :Master degree in 
Science / 
Engineering / Technology / 
Management with a good 
academic record . 
Desirable : Ph . D . in 
Science /Engineering / 
Technology / Management 


Essential: 
Master degree in Science/ 
Engineering/ Technology /Management from a 
recognized University with specialization in 
one of the following fields: - 


i. Khadi & Textiles 
ii . Bio Processing & Herbal 
iii. Rural Chemical Industries 
iv . Rural Craft & Engineering 
V . Rural Energy & Infrastructure 
vi. Management & System 


Desirable : 
Ph .D . in Science/Engineering/ Technology/ 
Management with specialization in one of the 
fields as mentioned above . 
By promotion / deputation / direct recruitment. 


10 


By promotion ; failing 
which by deputation ; 
failing which by Direct 
recruitment 
Selection : Senior 
Scientific Officer with five 
years regular service in the 
grade in MGIRI. 


11 


Promotion shall be from the feeder cadre of the 
concerned discipline. E .g :- Khadi & Textile . 
Selection : Senior Scientific Officer with five 
years regular service in the grade in MGIRI 
and possessing requisite educational 
qualification (s ) required for direct recruits as 
mentioned in Column 7 from the concerned 
discipline . 
* 06 ( 2016 ) (one post each for the following six 
Divisions of the Institute : 


02 


Senior 
Scientific 
Officer 


* 06 ( 2016 ) 
(* ) Subject to variation 
depending on workload . 


i. Khadi & Textiles 
ii . Bio Processing & Herbal 
iii .Rural Chemical Industries 
iv .Rural Craft & Engineering 
v . Rural Energy & Infrastructure 
vi.Management & System 
( * ) Number of posts are subject to variation 
depending on workload . 
Essential: 
Master degree in Science/ 
Engineering / Technology /Management from a 
recognized University with specialization in 
one of the following fields: - 


07 


Essential: Master degree in 
Science/ Engineering/ 
Technology / Management 
with a good academic 
record . Desirable : Ph . D . in 
Science / Engineering / 
Technology/ Management 


i. Khadi & Textiles 
ii. Bio Processing & Herbal 
iii. Rural Chemical Industries 
iv . Rural Craft & Engineering 


[ T1 II QU5 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


V . Rural Energy & Infrastructure 
vi. Management & System 
Desirable : 
Ph .D . in Science/ Engineering / 
Technology/Management with specialization 
in one of the fields as mentioned above . 


Foreman 


I 02 


* 01 ( 2016 ) in Rural Craft & Engineering 


*01 ( 2016 ) 
(* ) Subject to variation 
depending on workload . 


( * ) Subject to variation depending on 
workload . 
* 04 (2016 ) (one post each for the following 
four Divisions of the Institute : 


02 


Technical 
Assistant 


* 04 (2016 ) 
(* ) Subject to variation 
depending on workload . 


i . Khadi & Textiles 
ii. Bio Processing & Herbal 
iii . Rural Chemical Industries 
iv. Rural Energy & Infrastructure 
( * ) Number of posts are subject to variation 
depending on workload . 
By promotion / deputation / direct recruitment. 


By deputation failing 
which by Direct 
recruitment 


11 . 


Promotion shall be from the feeder cadre of the 
concerned discipline . E . g :- Khadi & Textile . 
Senior laboratory Assistant with five - year 
regular service in the grade in MGIRI in the 
specific Division mentioned under Column2 . 


Senior laboratory Assistant 
with five - year regular 
service in the grade in 
MGIRI. 
* 02 ( 2016 ) 
(* ) Subject to variation 
depending on workload . 


02 


* 02 ( 2016 ) in Rural Craft & Engineering 


Senior 
Mechanic 


(* ) Subject to variation depending on 
workload . 
By promotion / deputation / direct recruitment. 


By deputation failing 
which by Direct 
recruitment 


Promotion : Mechanic with 
five years regular service 
in the grade in MGIRI 
* 02 (2016 ) ( * ) Subject to 
variation depending on 
workload . 


Promotion shall be from the feeder cadre of the 
concerned discipline . E .g . :- Rural Craft & 
Engineering . 
Promotion : Mechanic (Rural Craft & 
Engineering ) with five years regular service in 
the grade in MGIRI. 
* 02 ( 2016 ) in Rural Craft & Engineering 


Mechanic 


1 02 


Senior 
Laboratory 
Assistant 


* 04 ( 2016 ) 
(* ) Subject to variation 
depending on workload . 


( * ) Subject to variation depending on 
workload . 
* 04 ( 2016 ) ( one post each for (i) & ( ii ) and 
two post for ( iii ) for the following three 
Divisions of the Institute : 


i. Khadi & Textiles (one post ) 
ii . Bio Processing & Herbal (one post ) 
iii. Rural Chemical Industries 

( two posts ) } 
(* ) Number of posts are subject to variation 
depending on workload . 


IO 


By promotion / deputation / direct recruitment. 


By promotion ; failing 
which by deputation ; 
failing which by Direct 
recruitment 


Promotion shall be from the feeder cadre of the 
concerned discipline. E .g :- Khadi & Textile . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 (1 )] 


11 


Promotion : Laboratory 
Assistant with eight years 
regular service in the grade 


Promotion : Laboratory Assistant with eight 
years regular service in the grade in MGIRI in 
the specific Division mentioned under 
Column 2 . 
* 03 (2016 ) (one post each for the following 
three Divisions of the Institute : 


02 


Laboratory 
Assistant 


*03 ( 2016 ) 
(* ) Subject to variation 
depending on workload . 


i. Khadi & Textiles 
ii . Bio Processing & Herbal 
iii. Rural Chemical Industries ) 


(* ) Number of posts are subject to variation 
depending on workload . 


[F . No. A - 12018/4 /2016 -KVI- P ] 
B . H . ANIL KUMAR , Jt . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Digitally signed by ALOK KUMAR 
Date : 2017 .05 . 14 13 : 44 : 39 + 05 30 


